निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 509) 


___ 26 ज्येष्ट 1939 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 16 जून 2017 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

13 जून 2017 
सं0 भा०चि0के0प0 (निर्वाचन ) - 08 / 2017 - 22 / ( C . C. H ) / स्वा० — केन्द्रीय होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद्, नई 
दिल्ली एक्ट , 1973 की धारा - 3 की उप - धारा -1 (क ) के अधीन बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, बिहार, पटना 
में निबंधित होमियोपैथिक चिकित्सकों में से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली राजपत्र दिनांक 20 जनवरी 2017 
के अनुसार 4 ( चार) सदस्य का निर्वाचन केन्द्रीय होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन ) नियम 1975 के नियम - 5 के 
तहत निर्वाचन का आयोजन नियम - 7 के तहत निर्वाचन कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी, प्रदीप कुमार झा ( भा0प्र0से0 ), 
अपर सचिव - सह -निर्वाची पदाधिकारी , स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना बनाये गये हैं । कार्यालीय पत्रांक 
13 / भा०चि0के0प0, दिनांक 03.05. 2017 द्वारा निर्वाचन करवाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसे बिहार 
राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है । नामांकन के पश्चात् चुनाव में कुल 18 ( अठारह ) उम्मीदवार हैं , जिसकी सूची 
( संलग्न ) जनसाधारण के जानकारी के लिए बिहार गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नागेन्द्र प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 जून 2017 
केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीद्वारों की सूची । 
| क्र0 होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का मत क्र0 होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति 
प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यकतः 

का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
नाम निर्दिष्ट किए गए अभ्यर्थियों के 

सम्यकतः नाम निर्दिष्ट किए गए 
नाम तथा पते । 

अभ्यर्थियों के नाम तथा पते । 


सं0 


रंजन प्रसांत , 
ग्राम - जमसोना, पो0 - अवाढ़ी , 
थाना - दावथ, जिला - रोहतास - 802211 
डॉ० कमल किशोर सिंह 
ग्राम - रामचन्द्रपुर, पो0 - नेक नाम पुर , 
जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843120 


| पाण्डेय अर्जुन 
केन्दुआ ब्रिज (शिव मंदिर ), 
पो0 - कुसुण्डा (धनबाद ) 
डॉ० मो0 शमीम अहमद 
अपना घराना न्यू मिल्लत कॉलोनी , 
सेक्टर - 3, फुलवारीशरीफ , पटना 


12 . 


13. 


डॉ० विवेक कुमार 
मिश्रा होमियो स्टोर्स , श्री नन्दन रोड , 


छपरा 


14. 


डॉ० समरेन्द्र नाथ भौमिक 
बड़ी खंजरपुर , नवीन गांगूली रोड , 
भागलपुर, बिहार - 812001 
डॉ० रामजी सिंह 
अशोक नगर, रोड नं0 - 4 , कंकड़बाग , 
पटना 


डॉ० बालेश्वर प्रसाद 
ग्राम + पो0 - नावानगर, 
जिला - बक्सर, बिहार 
डॉ0 राम अयोध्या ठाकुर 
पंकज क्लिनिक, 316 पाटलिपुत्रा 
कॉलोनी, पटना - 13 
डॉ० दाउद अली 
ग्राम + पो0 - कठार, बक्सर ( भोजपुर) 


15. 


16. 


डॉ० मृदुल कुमार सहनी 
शिवपुरी, एल0बी0एस0 नगर, पटना 
डॉ० भरत कुमार सिंह 
बाकरगंज , लहेरियासराय, दरभंगा 


डॉ० धर्मवीर कुमार 
बलिगाँव, चाँदपुरा, वैशाली 
महेश प्रसाद 
महेश होमियोपैथिक लेबोरेट्री, जमाल 
रोड , पटना 
जानकी रमण 
ग्राम + पो0 -टिकौली, जिला - सीतामढ़ी 


18. 


8. | डॉ० रविन्द्र कुमार 

चाणक्यापुरी कॉलोनी, गया 
| डॉ० अवधेश शर्मा 
हरहंगी बिगहा, पो0 - एकौनी , 

थाना - दाउदनगर , जिला - औरंगाबाद 
10 . डॉ० प्रभाकान्त प्रभात 

ग्राम - अबगीला, पो0 -बैदराबाद ( सरवाँ), 
जिला - जहानाबाद ( अरवल ) 


नागेन्द्र प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 509 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http:// egazette. bih. nic.in 


